रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L.- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , मंगलवार , मार्च 28 , 2017/ चैत्र 7 , 1939 
DELHI, TUESDAY ,MARCH 28 , 2017 /CHAITRA 7 , 1939 


सं . 125 ] 
No . 125 ] 


[ रा.रा. रा. क्षे.दि . सं. 439 

[ N. C. T . D. No. 439 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


प्रशासनिक सुधार विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 27 मार्च, 2017 


फा . सं . 17 / 01 / 2012 / प्र . सु . / 2712 - 2816. - समय - समय पर यथासंशोधित इस विभाग की दिनांक 03 अक्तूबर, 
2001 की अधिसूचना सं. फा . 17 / 6 / 2001 / प्र. सु के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम , 2001 ( 2001 
का दिल्ली अधिनियम सं. 7 ) की धारा 2 के खंड ( क ) तथा खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित विभागों के संबंध में उक्त अधिसूचना के 
प्रयोजनार्थ इसके साथ संलग्न अनुलग्नक - 1 तथा अनुलग्नक - 2 में शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 
(1) दिनांक 03 अक्तूबर, 2001 की उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक -| में क्रम संख्या 98 , 8, 29 , 75, 24 तथा उनके सामने 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित / जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : 
क्र . सं . विभाग का नाम 

सक्षम प्राधिकारी 
| " 8 " | मुख्य निर्वाचन अधिकारी 

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ( प्रशासन ) 
" 29 " | खाद्य एवं आपूर्ति 

क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( मध्य क्षेत्र) मध्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के 
संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( पूर्व क्षेत्र) पूर्व क्षेत्र से संबंधित मामलों के | 
संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( उत्तर पूर्व क्षेत्र) उत्तर पूर्व क्षेत्र से संबंधित 
मामलों के संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) पश्चिम क्षेत्र से संबंधित मामलों 
के संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( उत्तर क्षेत्र) उत्तर क्षेत्र से संबंधित मामलों के 


1727 DG/ 2017 


(1 ) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( उत्तर पश्चिम क्षेत्र) उत्तर पश्चिम क्षेत्र से 
संबंधित मामलों के संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( दक्षिण क्षेत्र) दक्षिण क्षेत्र से संबंधित मामलों 
के संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( दक्षिण पश्चिम क्षेत्र) दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से | 
संबंधित मामलों के संबंध में । 
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ( नई दिल्ली क्षेत्र) नई दिल्ली क्षेत्र से संबंधित 
मामलों के संबंध में । 
उप - सचिव (विकल्प ) 
उप - सचिव ( एलए ) 
उप - सचिव ( ईपी सैल ) 
उप - सचिव (प्रशा.) 
उप - सचिव ( सतर्क.) 
उप -निदेशक शिक्षा (मुख्यालय) / स्कूल शाखा) मुख्यालय तथा 
उप -निदेशक शिक्षा ( अधिनियम - 1) से संबंधित मामलों के संबंध में | 
उप - निदेशक शिक्षा ( एएसबी ) एक्ट - 1 शाखा तथा सहायता प्राप्त 
शाखा से संबंधित मामलों के संबंध में । 


" 75 " | भूमि एवं भवन विभाग 


शिक्षा विभाग 


( II ) दिनांक 03 अक्तूबर, 2001 की उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक - || में क्रम संख्या 45 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित / जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : 
क्र० विभाग का नाम 

सक्षम प्राधिकारी 
सं0 
" 45 " | कार्यालयः निदेशालय स्थानीय निकाय एडीएलबी / एसएस ( यूडी) " 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 
पवन कुमार शर्मा, सचिव (प्रशासनिक सुधार ) 


ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 27th March , 2017 
No. F. 17 / 01/ 2012/ AR/ 2712- 2816. - In partial modification of this Department s Notification 
No. F . 17 /6 /2001/AR , dated 3rd October, 2001 as amended from time to time and in exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) and clause ( c ) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 ( Delhi Act No . 7 of 2001) , the 
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in Annexure - I and 
Annexure - II appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the following departments of Government of 
National Capital Territory of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette . 
(i) In Annexure-I to the said notification dated the 3rd October,2001 for Serial No. 8, 29,75 , 24 and entiries existing 
there to , the following shall be substituted /added , namely : 
S . No Name of the Department 

Competent Authority 
" 8 " | Chief Electoral Officer 

Addl. Chief Electoral Officer (Administration ). 

Zonal Assistant Commissioner,(Central Zone ) in respect of 
Food and Supplies 

matters relating to Central Zone 
Zonal Assistant Commissioner ( East Zone ) in respect of 


" 29 " 


PART IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


matters relating to East Zone 
Zonal Assistant Commissioner (North -Eastl Zone) in 
respect of matters relating to North - East Zone 
Zonal Assistant Commissioner (West Zone ) in respect of 
matters relating to West Zone 
Zonal Assistant Commissioner (North Zone ) in respect of 
matters relating to North Zone 
Zonal Assistant Commissioner (North -West Zone) in 
respect of matters relating to North -West Zone 
Zonal Assistant Commissioner ( South Zone) in respect of 
matters relating to South Zone 
Zonal Assistant Commissioner (South -West Zone) in 
respect of matters relating to Soputh -West Zone 
Zonal Assistant Commissioner (New Delhi Zone) in 
respect of matters relating to New Delhi Zone” 
Deputy Secretary ( Alternative ) 
Deputy Secretary (LA ) 
Deputy Secretary (EP Cell) 
Deputy Secretary (Admn .) 
Deputy Secretary ( Vig .)” 
DDE (HQ) /School Branch ) in respect of matters related to 
HQ and DDE (ACT- I) 
DDE (ASB ) , in respect of matters Act- I Branch and Aided 
School branch .” 


“ 75 ” 


Land and Building Department 


“ 24 ” 


Education Department 


(II) In Annexure- II to the said notification dated the 3rd October 2001 for Serial No.45 and entries relating there to the 
following shall be substituted /added , namely : 
S . No Name of the Department 

Competent Authority 
“ 45" Office of the Directorate of Local Bodies ADLB /SS (UD )" 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
PAWAN KUMAR SHARMA, Secy. (AR ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR Date: 2017 .03.30 


14 : 10 : 38 + 05 30 


